निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पटना : पटना, समावण 1932 ( AO ). 


18 श्रावण 1932 ( AO ) 
( सं0 पटना 552 ) पटना, सोमवार , 9 अगस्त 2010 


ऊर्जा विभाग 


- - - - 


- 


अधिसूचना 


2 अगस्त 2010 


स0सं0प्र01 - रा०स्था0 - 25 / 2010 - 21 - 3134 — सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना के अधिसूचना संख्या 
12 / प0 - 1009 / 2010 सा0प्र0 - 7185 , दिनांक 23 जुलाई 2010 एवं शुद्धि -पत्र अधिसूचना संख्या 
12 / प0 - 1009 / 2010 सा0प्र0 7315, दिनांक 29 जुलाई 2010 के आलोक में श्री राज मोहन झा , बि0प्र0से0 के मूल 

कोटि के पदाधिकारी को अपने ही वेतनमान में उप -निदेशक , ब्रेडा, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित 
किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 552 - 571 +100- डी०टी०पी० । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


